रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33004/98 


REGD. NQ. D. L.- 33004 /98 


मस्या जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


4 


. 


18 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) .. . 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


No. 395 ] 


NEW DELHI, 


सं. 395 ] 

नई दिल्ली , मंगलवार, जून 30 , 1998 / आषाढ़ 9, 1920 
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30 , 1998 /ASADHA 9 , 1920 
विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

(विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 जून, 1998 
का . आ . 539 ( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 67 के अनुसरण में , निम्नलिखित घोषणाएं , जिनमें राज्य 
सभा के कतिपय सदस्यों के स्थानों को, जो अपनी पदावधि की समाप्ति पर 29 जून, 1998 को निवृत्त हो गए हैं , भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम 
हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं : 

घोषणाएं 


( 1 ) 


मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन 
"निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की 
उपधारा ( 2 ) के अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 
( 1 ) श्री ओ. राजगोपाल, 

( नाम ) 
7, स्नेह अपार्टमेंट, 65 गोविन्द गार्डन , 

( पता ) 
गोविन्दपुरा, भोपाल 
जो भारतीय जनता पार्टी ( मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत 
राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं , 
श्री दिलीप कुमार, 

( नाम ) 
विजय विहार फार्म, जशपुर नगर ( पीसीयू 96331 ) , 

( पता ) 
मकान नं. 37 , पुराना जिला रायगढ़, 
नया जिला जशपुर, 
जो भारतीय जनता पार्टी ( मान्यताप्राप्त /रजिस्ट्रीकृत 
राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं , 


( 2 ) 


1795 GI/98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (11 )] 


( 4 ) 


श्री शुमुकलाल, 

( नाम ) 
शिकारीपारा, बालोद , जिला दुर्ग , 

( पता ) 
जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस ( मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत 
राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं , 
श्री बालकवि , 

( नाम ) 
शिक्षक कालोनी, नीमच, 

( पता ) 
जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस ( मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत 

राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं , 
(5 ) सुश्री मोबल रिबेलो, 

( नाम ) 
7 , त्रिवेणी काम्पलेक्स , भोपाल , 

( पता ) 
जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस ( मान्यताप्राप्त /रजिस्ट्रीकृत 
राजनैतिक पार्टी का नाम ) द्वारा खड़े किए गए हैं , 

उस सदन में पांच सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर दिनांक 29 जून, 1998 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने के लिए सम्यक् 
रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : मध्य प्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल 

हस्ताक्षर 
तारीख : 10 जून, 1998 

रिटर्निंग आफिसर " 


( 2 ) 


तमिल नाडु विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन 
"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 53 की 
उपधारा ( 2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि : 
( 1 ) थिरू एस अग्निराज , 

द्रविड़ मुनेत्र कजगम द्वारा खड़े किए गए हैं । 
सी - 60 , मीनाक्षी स्ट्रीट , 
थिरूनगर, मदुरै -6 
थिरू जी , करूप्पिया मूपनार, 

तमिल मनीला कांग्रेस ( मूपनार ) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
36 , वैरन रोड, माइलापोर , 
चेन्नई - 600004 
थिरू एम . ए, कादर , 

द्रविड़ मुनेत्र कजगम द्वारा खड़े किए गए हैं । 
9 - जी , सिंगारा टोप्पू, 
रामनाथपुरम 
थिरू एम . शंकरलिंगम , 

द्रविड़ मुनेत्र कजगम द्वारा खड़े किए गए हैं । 
3182, थेरेकालपुथूर , 
थिरूमैथिसरम ( डा. खा. ) थाजाकुड़ि ( वाया ) 

नागरकोइल - 629901 
( s) थिरू एस. शिवसुब्रमनियम, देवानूर , 

द्रविड़ मुनेत्र कजगम द्वारा खड़े किए गए हैं । 
उदयारपालायम तालुक , 

पेराम्यूर जिला । 
( 6 ) थिरू एस . विदुथलाई विलम्बी, 

द्रविड़ मुनेत्र कजगम द्वारा खड़े किए गए हैं । 
1157, तमिलनाडु हाउसिंग यूनिट, 
रेस कोर्स रोड, कोयम्बतूर -641018 

उस सदन में छह सदस्यों के स्थानों को , जो अपनी पदावधि के अवसान पर दिनांक 29 जून , 1998 को निवृत्त हो रहे हैं , भरने के लिए सम्यक् रूप 
से निर्वाचित हो गए हैं । 
स्थान : चेन्नई- 600009 

हस्ताक्षर 
तारीख : 10 जून , 1998 

रिटर्निंग आफिसर " 
[ फा . सं. 13 ( 1 ) /98- वि . 11/ 1 ] 
सुषमा जैन, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी " 


[ 40 I - T48 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

(Legislative Department) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th June, 1998 
S . O . 539 ( E ) . - In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951) , the following 
declarations containing the names of the candidates elected to fill the seats in the Council of States of certain members who 
retired on 29th June, 1998 on the expiration of their term of office, are published for general information - 

DECLARATIONS 

( 1 ) 
Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh . 

“ In pursuance of the provisions contained in sub - section (2 ) ofSection 53 of the Representation of the People Act, 1951, 
read with sub - rule (1 ) of Rule 11 of the Conduct of Elections Rules , 1961, I declare that : 
(1) Shri O . Rajgopal, 

(Name) 
7 , Sneh Apartment, 65, Govind Garden , 

(Address ) 
Govindpura , Bhopal, 
sponsored by Bhartiya Janata Party 
(name of the recognised /registered political party ) 
Shri Dilip Kumar, 

(Name) 
Vijay Vihar Farm , Jashpur Nagar (PCU 96331 ) , (Address ) 
House No. 37 , Old Dist . Raigarh , 
New Distt . Jashpur , 
sponsored by Bhartiya Janata Party 

(name of the recognised /registered political party ) 
(3 ) Shri Jhumuklal, 

(Name) 
Shikaripara, Balod , Distt. Durg, 

(Address) 
sponsored by Indian National Congress 
( name of the recognised/ registered political party ) 
Shri Balkavi, 

(Name) 
Shikshak Colony, Neemuch , 

(Address) 
sponsored by Indian National Congress 
(name of the recognised/ registered political party ) 
SushriMobal Ribelo , 

(Name) 
7, Triveni Complex , Bhopal, 

(Address) 
sponsored by Indian National Congress 

(name of the recognised / registered political party ) 
have been duly elected to fill the seats in that House of five members retiring on the 29th June, 1998 , on the expiration of their 
term of office. 
Place :Madhya Pradesh Vidhan Sabha Bhawan , Bhopal. 

Sd / 
Dated : 10th June, 1998 . 

Returning Officer" 

(2 ) 
Election to the Council of States by the elected members of the Tamil Nadu Legislative Assembly . 

" In pursuance of the provisions contained in sub -section (2 ) of Section 53 of the Representation of the People Act, 1951, 
read with sub -rule (1) of Rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that : 
(1 ) Thiru S . Agniraj, 

Sponsored by Dravida Munnetra Kazhagam 
C -60 Meenakshi Street, 
Thirunagar, Madurai -6 , 
Thiru G , Karuppiah Moopanar , 

Sponsored by Tamil Maanila Congress (Moopanar ) 
36 , Warrens Road , Mylapore , 
Chennai-600004 , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii )] 


Thiru M . A . Kadar , 

Sponsored by Dravida Munnetra Kazhagam 
9-G , Singara Toppu , 
Ramanthapuram. 
Thiru M . Sankaralingam , 

Sponsored by Dravida Munnetra Kazhagam 
3/82 , Therokalputhoor , 
Thiruppathisaram ( P. O .), 
Thazhakudi (Via ), 

Nagercoil- 629901. 
( 5) Thiru S. Sivasubramanian , 

Sponsored by Dravida Munnetra Kazhagam 
Devanoor, 
Udayarpalayam Taluk , 

Perambalur District. 
( 6) Thiru S . Viduthalai Virumbi, 

Sponsored by Dravida Munnotra Kazhagarn 
1/57, Tamil Nadu Housing Unit, 
Race Course road , 

Coimbatore -641018. 
have been duly elected to fill the seats in that House of six members retiring on the 29th June, 1998 , on the expiration of their 
term of office. 
Place : Chennai - 600009 . 

Sd/ 
Dated : 10th June, 1998 . 

Returning Officer" 

[ File No . 13(1)/98-Leg. II /1] 
SUSHMA JAIN, Jt. Secy . and Legislative Counsel 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 30 जून, 1998 
का . आ . 540( अ ). -- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 12 के अधीन जारी अधिसूचना सं. का . आ . 480 ( अ ), 
तारीख 30 मई , 1998 के अनुसरण में , मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के स्थानों को , 
जो अपनी पदावधि के अवसान पर तारीख 29 जून , 1998 को निवृत्त हो गए हैं , भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन करा लिए गए हैं । 

अतः अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 71 के अनुसरण में, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्य विधान सभाओं 
के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किए जाते हैं : 
क्रम सं. सदस्य का नाम 
( 1 ) ( 2 ) 

मध्य प्रदेश 
श्री ओ. राजगोपाल 
श्री दिलीप कुमार 
श्री झुमुकलाल 
श्री बालकवि 
सुश्री मोवल रिबेल 

तमिल नाडु 
थिरू एस . अग्निराज 
थिरू जी . कारूप्पहिया मूपना 
थिरू एम . ए. कादर 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ T1 JI – TUG 3( it)] 
( 1) (2 ) 


4 . 


5 . 


थिरू एम . शंकरालिंगम 
थिरू एस. सिवासुब्रमणियन 
थिरू एस. बिदुथलाई विलम्बी 


[ 91. . 13( 1) / 98 -fa . [1/2 ] 
सुषमा जैन , संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 30th June, 1998 
$. 0 . 540 ( E ).- Whoroas electionshave been held in pursuance of notification No. $. 0 . 480 (E ), datod 30th May , 1998 , 
issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) , for the purpose of filling the seats of the 
members of the Council of States by the elected members of the Legislative Assemblies of the States ofMadhya Pradesh and 
Tamil Nadu who retired on 29th Juno , 1998 on the expiration of their term of office , 

Now , therefore, in purusance of section 71 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951), the names of the 
members olected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States ofMadhya Pradesh and Tamil Nadu are 
hereby notified for general information : 


Sl. No. Name of the Members 


le 


dimintim&wol 


MADHYA PRADESH 
Shri O . Rajgopal 
Shri Dilip Kumar 
Shri Jhumuklal 
Shri Balkavi 
Sushri Mobal Ribelo 
TAMIL NADU 
Thiru $. Agniraj 
Thiru G . Karuppiah Moopnar 
Thiru M . A . Kadar 
Thiru M . Sankaralingam 
Thiru S . Sivasubramanian 
Thri S . Viduthalai Virumbi 


1 
. 
. 
. 


(File No. 13 (1)/98-Leg.[1/2 ] 

Sd / 
SUSHMA JAIN , Jt Secy . and Legislative Counsel 


79541 /98 =2 


Printed by the Manager , Govt . of Indla Pross, Ring Road , Mayapurl, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 — 1998. 


